निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 142 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

6 जून 2014 
सं0 नि०को० - 02/ 2014 - 1042/वि०स० । — एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार विधान - सभा 
सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 1964 के नियम 6( ख ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के पद पर नियुक्ति हेतु निम्न रूप में एक चयन समिति का 
गठन किया है : 
श्री हरेराम मुखिया , प्रभारी सचिव , बि०वि०सभा 

संयोजक 
श्री राजकुमार राम , अवर सचिव , बि०वि०सभा - सदस्य 
3 . कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल , बि०वि०सभा 

सदस्य 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

पवन कुमार सिन्हा , 

अवर सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 142 - 571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


